सत्यमेव जयते 


HR 


याणा 


GOVT.S 


HARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 179–2020 / Ext . ] CHANDIGARH , TUESDAY , DECEMBER 1 , 2020 ( AGRAHAYANA 10 , 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


अधिसूचना 


दिनांक 1 दिसंबर , 2020 


— 


संख्या नि.न.ग्रा.आ. व.न.यो.ई . ) - 2020 / म -334 / 1517.- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 
1975 ( 1975 का 8 ) की धारा 7 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , नीचे दी गई 
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नरवाना के नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् 

अनुसूची 
नगरीय क्षेत्र नरवाना , ( जिला जीन्द ) की सीमा की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी . टी . पी . ( जे . ) 1266/2013 , 
दिनांक 04 जुलाई , 2013 के साथ पढ़ी जाएगी । 
उत्तर :- बिन्दु ' ए ' से आरम्भ होकर , जो कि गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत संख्या 151 का उत्तर - पश्चिमी कोना 

है , तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत संख्या 151 , 152 , 153 , 154 और 155 की 
उत्तरी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' बी ' तक , जो कि गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत संख्या 155 का 
उत्तर - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत संख्या 135 , 124 , 104 , 
92 , 74 और 61 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु “ सी तक , जो कि गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत 
संख्या 61 का उत्तर - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत 
संख्या 61 , 62 , 63 , 64 , 65 तथा 66 तथा गांव बेलरखां ( हदबस्त संख्या 39 ) की आयत संख्या 251 की उत्तरी सीमा 
के साथ - साथ बिंदू ' डी ' तक जो कि गांव बेलरखां ( हदबस्त संख्या 39 ) की आयत संख्या 251 का उत्तरी - पूर्वी कोना 
है । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव बेलरखां ( हदबस्त संख्या 39 ) की आयत संख्या 224 , 221 , 194 , 191 और 164 की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिंदू ' ई ' तक जो कि गांव बेलरखां ( हदबस्त संख्या 39 ) की आयत संख्या 164 का 
उत्तरी - दक्षिणी कोना है । तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव बेलरखां ( हदबस्त संख्या 39 ) की आयत संख्या 164 , 165 , 166 , 
167 , 168,169 , 170 , 171,172 , 173 , 174 , 175 , 176 और 177 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ तथा गांव सुरजेवाला 
( हदबस्त संख्या 40 ) की आयत संख्या 20 , 19 और 18 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ बिंदू ' एफ ' तक जो कि गांव 

सुरेजवाला ( हदबस्त संख्या 40 ) की आयत संख्या 18 का उत्तर - पूर्वी कोना है । 
पूर्व : - बिन्दु ' एफ ' से आरम्भ होकर दक्षिण की ओर गांव सुरजेवाला ( हदबस्त संख्या 40 ) की आयत संख्या 18 , 23 , 32 , 38 

और 49 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिंदु जी तक जो कि गांव सुरेजवाला ( हदबस्त संख्या 40 ) की आयत 
संख्या 49 का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव सुरजेवाला ( हदबस्त संख्या 40 ) की आयत 
संख्या 57 , 58 , 59 , 60 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ तथा गांव गुरथली ( हदबस्त संख्या 37 ) की आयत संख्या 18 , 
17 उत्तरी सीमा के साथ - साथ बिंदू “ एच ' तक जो कि गांव गुरथली ( हदबस्त संख्या 37 ) की आयत संख्या 17 का 


( 2786 ) 


2787 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 1 , 2020 ( AGHN . 10 , 1942 SAKA ) 

. . 1 
उत्तर - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव गुरथली की ( हदबस्त संख्या 37 ) की आयत संख्या 17 , 29 और 
36 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' आई ' तक , जो कि गांव गुरथली ( हदबस्त संख्या 37 ) की आयत संख्या 36 
का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव गुरथली ( हदबस्त संख्या 37 ) की आयत संख्या 54 और 55 
तथा गांव हथो ( हदबस्त संख्या 36 ) की आयत संख्या 25 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' जे ' तक , जो कि 
गांव हथो ( हदबस्त संख्या 36 ) की आयत संख्या 25 का उत्तरी - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव हथो 
( हदबस्त संख्या 36 ) की आयत संख्या 25 , 31 , 44 , 55 , 57 , 67 , 78 , 91 , 102 , 114 , 124 , और 131 तथा गांव ढाकल 
( हदबस्त संख्या 121 ) की आयत संख्या 19 , 26 , 42 , 51 , 69 , 78 , 98 , 109 , 130 , 140 , 161 , 168 , 188 और 192 तथा 
गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 1 , 4 , 12 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिन्दु के तक , जो 
कि गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 12 का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात पश्चिम की 
ओर गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 12 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिंदू “ एल ' तक 
जो कि गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 12 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात दक्षिण 
की ओर गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 17 , 27 , 35 और 46 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ 
बिंदू ‘ एम तक जो कि गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 46 का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । 
तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 46 , 45 और 44 की दक्षिणी 
सीमा के साथ - साथ बिंदू ' एन ' तक जो कि गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 44 का 
दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत संख्या 59 , 
65 और 77 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिंदू ' ओ तक जो कि गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत 
संख्या 77 का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव डूमरखां खुर्द ( हदबस्त संख्या 120 ) की आयत 
संख्या 77 , 78 , 79 और 80 तथा गांव डूमरखां कलां ( हदबस्त संख्या 119 ) की आयत संख्या 112 की दक्षिणी सीमा 
के साथ - साथ बिंदू ' पी ' तक जो कि गांव डूमरखां कलां ( हदबस्त संख्या 119 ) की आयत संख्या 112 का 
दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव डूमरखां कलां ( हदबस्त संख्या 119 ) की आयत संख्या 121 
तथा गांव घसो खुर्द ( हदबस्त संख्या 118 ) की आयत संख्या 2 और 10 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिंदू ' क्यू ' तक 

जो कि गांव घसो खुर्द ( हदबस्त संख्या 118 ) की आयत संख्या 10 का दक्षिणी - पूर्वी कोना है । 
दक्षिण : - बिन्दु ' क्यू ' से आरम्भ होकर पश्चिम की ओर गांव घसो खुर्द ( हदबस्त संख्या 118 ) की आयत संख्या 10 , 11 , 12 और 

13 तथा गांव झील ( हदबस्त संख्या 95 ) की आयत संख्या 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 और 52 तथा गांव बडनपुर 
( हदबस्त संख्या 93 ) की आयत संख्या 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 और 129 की 
दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिंदू ' आर ' तक जो कि गांव बडनपुर ( हदबस्त संख्या 93 ) की आयत संख्या 129 का 
दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव बडनपुर ( हदबस्त संख्या 93 ) की आयत संख्या 129 , 106 
और 97 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिंदू “ एस तक जो कि गांव बडनपुर ( हदबस्त संख्या 93 ) की आयत 
संख्या 97 का उत्तरी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव बडनपुर ( हदबस्त संख्या 93 ) की आयत 
संख्या 73 , 72 , 71 और 70 तथा गांव सच्चाखेड़ा ( हदबस्त संख्या 92 ) की आयत संख्या 63 की दक्षिणी सीमा के 
साथ - साथ बिंदू ' टी ' तक जो कि गांव सच्चाखेड़ा ( हदबस्त संख्या 92 ) की आयत संख्या 63 का दक्षिणी - पश्चिमी 
कोना है । 


पश्चिम : - बिन्दु ' टी ' से आरम्भ होकर उत्तर की ओर गांव सच्चाखेडा ( हदबस्त संख्या 92 ) की आयत संख्या 63 , 49 , 46 , 32 , 

29 और 14 तथा गांव दबलैन ( हदबस्त संख्या 76 ) की आयत संख्या 124 , 120 , 112 , 104 , 93 , 82 , 71 , 57 , 47 , 34 , 
26 , 15 , 9 और 3 तथा गांव ईस्मालपुर ( हदबस्त संख्या 77 ) की आयत संख्या 74 , 55 , 50 , 31 और 28 तथा गांव 
धरौदी ( हदबस्त संख्या 72 ) की आयत संख्या 214 , 209 , 201 , 192 , 178 , 169 और 151 की पश्चिमी सीमा के 
साथ - साथ बिंदु ' ए ' तक जो कि आरम्भ बिन्दु है । 


ए ० के ० सिंह , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग , 

हरियाणा , चंडीगढ़ । 


2788 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 1 , 2020 ( AGHN . 10 , 1942 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


Notification 


The 1st December , 2020 


No. DTCP - STP ( E ) -2020 / M - 334 / 1517.- In exercise of the powers conferred by Section 7 - A of the 
Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act , 1975 ( Act 8 of 1975 ) , the Governor of Haryana hereby 
notifies the Urban Area of Narwana as specified in the Schedule given below for the purpose of said Section , 
namely : 


SCHEDULE 


The Schedule of boundary of Urban Area , Narwana ( District Jind ) shall be read with Drawing 
No. DTP ( ) 1266/2013 dated 4th July , 2013 . 


North : Starting from the point ' A ' i.e. the North - West corner of rectangle no . 151 of village Dharaudi ( Hadbast 

No. 72 ) , thence moving towards the East along the Northern boundary of rectangle no . 151 , 152 , 153 , 154 
and 155 of village Dharaudi ( Hadbast No. 72 ) upto point ' B ' which is the North - East corner of rectangle no . 
155 of village Dharaudi ( Hadbast No.72 ) , thence towards North along the western boundary of rectangle no . 
135 , 124 , 104 , 92 , 74 and 61 of village Dharaudi ( Hadbast No. 72 ) upto point ' C ' which is the North - West 
corner of rectangle no . 61 of village Dharaudi ( Hadbast No. 72 ) , thence towards East along the Northern 
boundary of rectangle no . 61 , 62 , 63 , 64 , 65 and 66 of village Dharaudi ( Hadbast No. 72 ) and rectangle no . 
251 village Belrkha ( Hadbast No. 39 ) upto point ' D ' which is the North - East corner of rectangle no . 251 of 
village Belrkha ( Hadbast No. 39 ) , thence moving towards the North along the Western boundary of rectangle 
no . 224 , 221 , 194 , 191,164 of village Belrkha ( Hadbast No. 39 ) upto point ' E ' which is the North - West 
corner of rectangle no . 164 of village Belrkha ( Hadbast No. 39 ) , thence moving towards the East along the 
Northern boundary of rectangle no . 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 of 
village Belrkha ( Hadbast No. 39 ) and rectangle no . 20 , 19 and 18 upto point ' F ' which is the North - East 
corner of rectangle no . 18 of village Surjewala ( Hadbast No. 40 ) . 


East : Starting from the point ' F ' towards South along the Eastern boundary of rectangle no . 18 , 23 , 32 , 38 and 49 

of village Surjewala ( Hadbast No. 40 ) upto point ' G ' which is the South - East corner of rectangle no . 49 of 
village Surjewala ( Hadbast No. 40 ) , thence towards East along the Northern boundary of rectangle no . 57 , 
58 , 59 , 60 village Surjewala ( Hadbast No. 40 ) and rectangle no . 18 , 17 of village Gurthali ( Hadbast No. 37 ) 
upto point ' H ' which is the North - East corner of rectangle no . 17 village Gurthali ( Hadbast No. 37 ) , thence 
moving towards South along the Eastern boundary of rectangle no . 17 , 29 and 36 of village Gurthali 
( Hadbast No. 37 ) upto point ‘ I ' which is the South - East corner of rectangle no . 36 village Gurthali ( Hadbast 
No. 37 ) , thence towards East along the Northern boundary of rectangle no . 54 and 55 of village Gurthali 
( Hadbast No. 37 ) and rectangle no . 25 of village Hatho ( Hadbast No. 36 ) upto point “ I ' which is the North 
East corner of rectangle no . 25 of village Hatho ( Hadbast No. 36 ) , thence towards South along the Eastern 
boundary of rectangle no . 25 , 31 , 44 , 55 , 67 , 78 , 91 , 102 , 114 , 124 and 131 of village Hatho ( Hadbast No. 
36 ) and rectangle no . 19 , 26 , 42 , 51 , 69 , 78 , 98,109 , 130 , 140 , 161 , 168 , 188 and 192 of village Dhakal 
( Hadbast No. 121 ) and rectangle no . 1 , 4 and 12 of village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) upto point 
' K ' which is the South - East corner of rectangle no . 12 village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) , thence 
towards west along the Southern boundary of rectangle no . 12 of village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 
120 ) upto point ' L ' which is the South - West corner of rectangle no . 12 village Dumarkhan Khurd ( Hadbast 
No. 120 ) , thence towards South along the Eastern boundary of rectangle no . 17 , 27 , 35 and 46 of village 
Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) upto point ' M ' which is the South - East corner of rectangle no . 4 
village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) , thence towards West along the Southern boundary of 
rectangle no . 46 , 45 and 44 of village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) upto point ' N ' which is the 
South - West corner of rectangle no . 44 village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) , thence towards South 
along the Eastern boundary of rectangle no . 59 , 65 and 77 of village Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) 
upto point ' O ' which is the South - East corner of rectangle no . 77 village Dumarkhan Khurd ( Hadbast 
No. 120 ) , thence towards West along the Southern boundary of rectangle no . 77 , 78 , 79 and 80 of village 
Dumarkhan Khurd ( Hadbast No. 120 ) and rectangle no . 112 of village Dumarkhan Kalan ( Hadbast 
No. 119 ) , upto point ' P ' which is the South - West corner of rectangle no . 112 village Dumarkhan Kalan 
( Hadbast No. 119 ) , thence towards South along the Estern boundary of rectangle no . 121 of village 
Dumarkhan Kalan ( Hadbast No. 119 ) and rectangle no . 2 and 10 of village Ghaso Khurd ( Hadbast No. 118 ) 
upto point ' Q ' which is the South - East corner of rectangle no . 10 of village Ghaso Khurd ( Hadbast No. 118 ) . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 1 , 2020 ( AGHN . 10 , 1942 SAKA ) 


2789 


South : Starting from the point ' Q ' towards West along the Southern boundary of rectangle no . 10 , 11 , 12 and 13 of 

village Ghaso Khurd ( Hadbast No. 118 ) and rectangle no . 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 and 52 of village Jheel 
( Hadbast No. 95 ) and rectangle no . 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 and 129 of village 
Badanpur ( Hadbast No. 93 ) upto point ' R ' which is the South - West corner of rectangle no . 129 of village 
Badanpur ( Hadbast No. 93 ) , thence towards North along the Western boundary of rectangle no . 129 , 106 and 
97 of village Badanpur ( Hadbast No. 93 ) upto point ' S'which is the North - West corner of rectangle no . 97 
of village Badanpur ( Hadbast No. 93 ) , thence towards west along the Southern boundary of rectangle no . 73 , 
72 , 71 and 70 of village Badanpur ( Hadbast No. 93 ) and rectangle no . 63 of village Sacha Khera ( Hadbast 
No. 92 ) upto point ‘ T ' which is the South - West corner of rectangle no . 63 of village Sacha Khera ( Hadbast 
No. 92 ) . 


West : 


Starting from the point ‘ T ' towards North along the Western boundary of rectangle no . 63 , 49 , 46 , 32 , 29 and 
14 of village Sacha Khera ( Hadbast No. 92 ) and rectangle no . 124 , 120 , 112 , 104 , 93 , 82 71 , 57 , 47 , 34 , 26 , 
15 , 9 and 3 of village Dablain ( Hadbast No. 76 ) and rectangle no . 74 , 55 , 50 , 31 and 28 of village Ismalpur 
( Hadbast No. 77 ) and rectangle no . 214 , 209 , 201 , 192 , 178 , 169 and 151 of village Dharaudi ( Hadbast 
No. 72 ) upto point ' A ' which is the point of start . 


A. K. SINGH , 
Principal Secretary to Government , Haryana , 

Town and Country Planning Department . 


2790 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 1 , 2020 ( AGHN . 10 , 1942 SAKA ) 

. 1 , 


N A R W Α Ν Α 


PLAN SHOWING THE URBAN AREA LIMITS FOR THE 


PURPOSE OF SECTION 7A OF HARYANA DEVELOPMENT & 


REGULATION OF URBAN AREA ACT 1975 ( AMENDED ACT . 


1989 ) 


LEGEND 


URBAN AREA BOUNDARY U / S 7 - A OF THE ACT . 


EXISTING URBAN AREA BOUNDARY 


0 


. 


** 


CONTROLLED AREA BOUNDARY 


MUNICIPAL LIMIT BOUNDARY 


VILLAGE BOUNDARY 


TO KARANGA 


UUTA 
HANO 


VILLAGE SETTLEMENTS RECTANGLE NO . 


57 


MORE 


Tours 


TO 
WA 


METALLED ROAD 


NATIONAL HIGHWAY 


RAILWAY LINE 


OM FRANA 


LILIAN 

OT 


- 


CANAL DISTRIBUTORY / MINOR 


TOURAINER 


985 


ESTINS 


TOWN 
NAFWAM 
HILO 18 


CHA 
AUNO 


VILLE 


KNO 


LAN 
S.NO 


VILL 


DUNE 


EWALA 


LAURA 


MB NO.1 


LIMITER 


N. 


XM 


DRG . NO . D.T.P. ( ) 1266/2013 


DATED 04/07/2013 


NO SABINAR 


. 


DRAWN BY 


ERISHAN CHANDER , ND 


ATASI 


VA HEHE 
JULMO 


di 
SLIMER SINET 


PLANNING ASSISTANT 


WP 


ASSTT . TOWN PLANNER 


( VACANT ) 


L50 


HRMO 1 


DISTI TOWN PLANNER 


RAJ KEERT 


ANA 


CAJIT SINGH KUNDU ) 
SENIOR TOWN FLANNER 
HISAR CIRCLE , HISAR 


THITESH SRARNA 
SENIOR TOWN FLANNER 
Tại Hà , ĐỊAIR YANA 


ANSCHAUHAN 
CHIEN TUMN PLANNER 
CITMU.CHANINGARH 


Ih 


VILL GHAS 
BALAN 


Sd 
IML KAUSHIKAS 
DEPUTY WINNER 

IND 


KMKRAND PANDURANI , IAS ) 

DACTO 
TACHARYANA CHANGARH 


DEPTT , OF TOWN & COUNTRY PLANNING HARYANA . 


8985 — C.S. - H.G.P . Pkl . 


